PART 1) 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3 , 1908 SAKA ) 


1735 


No. DPH -E2-86 / 358. - In pursuance of the provision contained in sub -section ( 3 ) of section 3 
of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961 ( Punjab Act No. 3 of 1961) and in partial modification 
of previous notification issued in this connection and also in exercise of all powers enabling him in this 
behalf, the Governor of Haryana is pleased to exclude Gram Panchayat Gawalra, Panchayat Samiti, 
larona and to include the same in Panchayat Samiti , Samalkha , District Karnal! 

S. K. SHARMA , 
Chandigarh , dated 

Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 
the 28th May , 1986 . 

Development and Panchayats Department, 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
( IRRIGATION BRANCH ) 

The 4th June, 1986 
No. 23 / 1 /85 -IW (4 ) .--- The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and 
Drainage Rules, 1976 which the Guvernor of Haryana proposes to make, in cxercise of the powers 
conferred by sub - section (1) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 , is höreby 
published for the information ( f persons likely to be affected thereby. 

Notice is hereby given that the draft of thc rules will be taken into consideration by the Govern 
ment on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification 
in the offical gazette , together with objections and suggestions, if any, which may be received by the 
Secretary to Government, Haryana, Public Works Department, Irrigation Branch , Haryana , Chandigarh , 
from any person with respect of the draft of the rules before the expiry of the period so specified : 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Ist Amendment) Rules, 1986 . 

2. In the Schedule of Water Rates, under Part I in the heading " A " -Water rates for the purpose 
of irrigation from all Canals except Lower Chautang Nala Canal , the words and Drains constructed , 
maintained or controlled by State Government" shall be inscrted at the end . 

3. In the Schedule of Watır Rates, under Part I, after the heading “ B. Water Rates for the 
purposes of Irrigation from Lower Chiutang Nala , Canal" the following new heading and table there 
under shall be inserted namely : 

" C. Water rates for irrigation through lifting water by pumps / jhallars from drains constructed , 
maintained or controlled by State Government. 
Class Crop 

Rate 

per acre per crop 


1 

2 
1. All crops in the area, 

of Bhakra Canal in . 
cluding Gbaggar and 
Saraswati Canals . 


Flow /Lift 

Pumpsi Jhallars installed maintained and 
operated by cultivators with due 
permissions granted by Divisional Canal 

Office for each crop 
3 

4 
As per the rates for each kind of 
crop mentioned under heading " A. 
Water rates for the purposes 
of irrigation from all Canal except 

Nil 
lower Chautang Nala Cunal and 
Drains Constructed , maintained or 
controlled by State Government" 
under Part - 1 . 


Ditto 


Nil 


2. All crops in the area 

of Western Jumaa 
Canal, Gurgaon Canel, 
Rewari , Jui, Loharu 
Canal, Birenidra Narayan 
Chakravarti ( Sewani) 
Canal, Jhajjar and JLN 

Lift Irrigation Scheme. 
3. All crops in the area of 

Lower Chautang Nala 
Canal. 


Nil 


As per the rates for each kind 
of crop mentioned under the 
heading “ B. Water rates for the 
purpose of irrigation from Lower 
Chautang Nala Canal" under 
Part- 1 


M. C. GUPTA , 
Financial Commissioner & Secretary to Government, 

Haryana , Irrigation & Power Department, 


1736 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 24 , 1986 (ASR . 3, 1908 SAKA ) 


[ PART I 


1 . 


2 . 


फसल 


लोक निर्माण विभाग 

(सिंचाई शाखा ) 

दिनांक 4 जून , 1986 
सं ० 23/1/8 5- सिं ० वर्कस ( 4) .--नहर तथा जल निकास नियम , 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों 
का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम , 1974 की धारा 65 की 
उपधारा ( I ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं , इसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है , जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके बाद सरकार निययों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित , यदि कोई हों , जो सचिव , हरियाणा 
सरकार लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा , हरियाणा , चण्डीगढ़, द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में यथा विनिदिष्ट अवधि 
की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
( i) ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (पहला संशोधन ) नियम , 1986, कहे जा सकते हैं । 

जलदरों की अनुसूची के भाग 1 में , शीर्ष " क " में "निचली चौटांग नाला नहर " शब्दों के बाद तथा राज्य 
सरकार द्वारा निर्मित , अनुरक्षित या नियंत्रित नालों " शब्द रखे जाएंगे । 

3. जलदरों की अनुसूची के भाग 1 में , शीर्ष " ख निचली चौटांग नाला नहर से सिंचाई के प्रयोजन के 
लिए जल-दरों " के बाद निम्नलिखित नये शीघ्र तथा उसके नीचे सारणी को जोड़ दिया जायेगा , अर्थात् “ग राज्य सरकार 
द्वारा निर्मित अनुरक्षित या नियंत्रित नालों से पम्पों/ झलारों द्वारा पानी उठाने के माध्यम से सिंचाई के लिए जल - दरें । 
वर्ग 

दर 

प्रति एकड़ प्रति फसल 
बहाव / उठान 

प्रत्येक फसल के लिए मंडल नहर 
अधिकारी द्वारा प्रदान की गई 
समयक अनुज्ञा से कृषकों द्वारा 
स्थापित , अनुरक्षित तथा 

परचालित पम्प / झालर 
1 2 

3 
घग्गर तया सरस्वती नहरों भाग के अधीन राज्य सरकार 

शून्य 
सहित भाखड़ा नहर के द्वारा निर्मित , अनुरक्षित या 
क्षेत्र में सभी फसलें 

नियंत्रित निचली चौटांग नाला 
नहर तया नालों के सिवाय सभी 
नहरों से सिंचाई के प्रयोजन के 
लिए जल दरै शीर्ष " क " के 
प्रधीन वणित फसल की प्रत्येक 

किस्म के लिए दरों के अनुसार 
2 पश्चिमी जमना नहर रेवाड़ी 

यथोक्ति 

शून्य 
जुई लोहारू नहर वीरेन्द्र 
नारायण चक्रवती (सिवानी) 
झज्जर नहर तथा जे. एल . 
एन . उठान सिंचाई स्कीम 
के क्षेत्र में सभी फसलें 
निचली चौटांग नाला नहर भाग I के अधीन निचली चौटांग 

शून्य 
के क्षेत्र में सभी फसलें 

नाला नहर से सिंचाई के प्रयोजन 
के लिए जल दरें शीर्ष " ख " 
के अधीन वणित फसल को प्रत्येक 
किस्म के लिए दरों के अनुसार 

० गुप्ता , 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

सिचाई तथा बिजली विभाग । 


4 


1 


एम ० सी ० 


